इसे वेबसाईट www. govtpressmp. nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


- 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


- 


क्रमांक 51 ] 


भोपाल , गुरुवार दिनांक 25 जनवरी 2018 - माघ 5, शक 1939 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग 

"निर्वाचन भवन " 
58, अरेरा हिल्स , भोपाल 

अधिसूचना 

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018 
क्र . एफ -65 एनएन - 03 - 2017 - पांच - 86 . - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 47 ( 3 ) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश 
नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 75 " झ " के अनुसरण में , एतद्द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद्, अकोड़ा, 
जिला भिण्ड के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 20 जनवरी 2018 को घोषित परिणाम 
के अनुसार श्रीमती संगीता पत्नी सुदीप, अध्यक्ष, पद पूर्ववत् करती रहेंगी . 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार , 

हस्ता./ 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


- 


- 


भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2018 
क्र . एफ - 65 एनएन - 03 - 2017 -पांच- 87. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 ( 3 ) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश 
नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1994 के नियम 75 " झ " के अनुसरण में , एतद्द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद्, करनावद , 
जिला देवास के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 20 जनवरी 2018 को घोषित परिणाम 
के अनुसार श्रीमती कांताबाई पति राधेश्याम को अध्यक्ष नगर परिषद्, करनावद के पद से मुक्त माना गया . 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, 

हस्ता. / 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


101 


102 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2018 


union 


भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018 
क्र . एफ - 65 एनएन - 03 - 2017 - पांच - 88. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 47 ( 3 ) के उपबंध तथा मध्यप्रदेश 
नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 75 " झ " के अनुसरण में , एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि नगर परिषद्, खिलचीपुर , 
जिला राजगढ़ के अध्यक्ष को पद से वापस बुलाये जाने के संबंध में सम्पन्न हुए निर्वाचन में दिनांक 20 जनवरी 2018 को घोषित परिणाम 
के अनुसार डॉ . दीपक नागर को अध्यक्ष नगर परिषद् , खिलचीपुर पद से मुक्त माना गया . 

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, 

हस्ता./ 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव, 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


अधिसूचना 

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2018 
क्र . एफ - 65 - एनएन -03 - 2017 - पांच - 91. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक - 37 , सन् 1961 ) की धारा 45 के उपबंध 
के अनुसरण में , एतद्द्वारा , यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, राघोगढ़, विजयपुर, जिला गुना के माह जनवरी , 
2018 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं : 


वार्ड क्रमांक केवल पार्षद 


नगरपालिका परिषद् का 
नाम, जिले का 
नाम सहित 


निर्वाचित व्यक्ति 

का नाम 


दल से सम्बद्धता 


पद 
अर्थात् 
अध्यक्ष/ 
पार्षद 


अंकों में 


शब्दों में 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


____ ( 4) 


(5 ) 


( 7 ) 


(6 ) 
आरती महेन्द्र शर्मा 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


1 नगरपालिका परिषद्, राघोगढ, अध्यक्ष 
विजयपुर जिला - गुना. 

पार्षद 
पार्षद 
पार्षद 


एक 


तीन 


चार 


पार्षद 
पार्षद 


पांच 


पार्षद 


चन्द्रशेखर बुनकर ( चन्दू ) इंडियन नेशनल कांग्रेस 
बेबी भानू सोनी 

इंडियन नेशनल कांग्रेस . 
शबाना बी मंसूरी 

भारतीय जनता पार्टी 
महेन्द्र सिंह 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
राधे किशन कश्यप ( भैया ) इंडियन नेशनल कांग्रेस 
तवस्सुम वानो पत्नि शोकत इंडियन नेशनल कांग्रेस 
खॉन . 
अनसुइया संदीप शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस 
कृष्णा बाई 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
शाबिर खाँ 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
कोमल पुत्र छोटेलाल इंडियन नेशनल कांग्रेस 
रेखा बाई सैनी 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


सात 


आठ 


नौ . 


पार्षद 
पार्षद 
पार्षद 
पार्षद 


दस 


11 


ग्यारह । 


पार्षद 


बारह 


गुड्डी बाई पति अशोक मीना इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


तेरह 
चौदह 


पार्षद 


14 


राम सिंह 
सरिता बाई 
ओमप्रकाश मीना डोगर 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 
इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


पंद्रह 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2018 


102 ( 1) 


( 1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6) 


(7) 


पार्षद 


17 


पार्षद 
पार्षद 


पार्षद 


पार्षद 


सोलह गनपत सिंह किरार ( दद्दा) इंडियन नेशनल कांग्रेस 
सत्रह अन्जू लोहट 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
अठारह गायत्री संतोष ओझा इंडियन नेशनल कांग्रेस 
उन्नीस . अनीता प्रमोद नामदेव इंडियन नेशनल कांग्रेस 
गीता राजपूत 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
इक्कीस अमर सिंह लोधा 

भारतीय जनता पार्टी 
बाईस अशोक सहरिया 

भारतीय जनता पार्टी 
तेईस डालचंद ( नानाभाई ) इंडियन नेशनल कांग्रेस 
चौबीस नारायणी बाई ( झव्वा भुआ ) भारतीय जनता पार्टी 


बीस 


पार्षद 


पार्षद 


पार्षद 


पार्षद 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार , 

हस्ता./ 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल . 


अधिसूचना 
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2018 


क्र . एफ - 65- एनएन -03 - 2017 - पांच - 92. - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक -37 , सन् 1961 ) की धारा 45 के 
उपबंध के अनुसरण में , एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद् जैतहरी जिला अनूपपुर के माह जनवरी, 2018 
में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं : 


वार्ड क्रमांक केवल पार्षद 


दल से सम्बद्धता 


नगर परिषद् का 
नाम, जिले का 
नाम सहित 


निर्वाचित व्यक्ति 

का नाम 


क्र . 


पद 
अर्थात् 
अध्यक्ष/ 
पार्षद 
( 3 ) 


अंकों में 


शब्दों में 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


( 1) 
1 नगर परिषद् जैतहरी 

जिला - अनूपपुर . 


अध्यक्ष 


नवरत्नी शुक्ला 


निर्दलीय 


पार्षद 


एक 


पार्षद 


पार्षद 


तीन 


पार्षद 


चार 


सैन्की अग्रवाल ( हन्सू ) इंडियन नेशनल कांग्रेस 
कन्हैया लाल ( कन्धी लाल ) भारतीय जनता पार्टी 
रविन्द्र सिंह राठौर ( रवि ) भारतीय जनता पार्टी 
बुटई बाई 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
बिट्टी बाई कोल 

भारतीय जनता पार्टी 
सुधा ताम्रकार 

निर्दलीय 
सीमा सोंधिया 

भारतीय जनता पार्टी 
गोगा विकास ताम्रकार इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


पांच 


पार्षद 


छः 


पार्षद 


सात 


पार्षद 


आठ 


102 ( 2 ) 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2018 


(1 ) 


(2) 


( 3) 


(6 ) 


(7) 


(4) 
१ 


पार्षद 


(5 ) 
नौ 
दस 


पार्षद 


तारादेवी 
मेघराज राठौर 
पूनम सिंह 
श्रीमती ऊषा रानी राठौर 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 
निर्दलीय 
निर्दलीय 


पार्षद 


ग्यारह 


पार्षद 


बारह 


निर्दलीय 


पार्षद 


तेरह 


राजकिशोर 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


चौदह 


रमसुलिया पिता सोघई भरिया निर्दलीय 
अशोक कुमार राठौर भारतीय जनता पार्टी 


पार्षद 


पंद्रह 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार, 

हस्ता./ 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल . 


अधिसूचना 
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2018 


क्र . एफ - 65 - एनएन -03 - 2017 - पांच - 93 . - मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्रमांक - 37 , सन् 1961 ) की धारा 45 के 
उपबंध के अनुसरण में , एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, धरमपुरी , जिला धार के माह जनवरी, 2018 में 
कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचित हुए हैं : 


पद 


वार्ड क्रमांक केवल पार्षद 


दल से सम्बद्धता 


नगर परिषद् का 
नाम , जिले का 
नाम सहित 


निर्वाचित व्यक्ति 

का नाम 


अर्थात् 


. 


क्र . 


अंकों में 


शब्दों में 


अध्यक्ष/ 
पार्षद 
(3) 


( 4) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


(1 ) (2 ) 
1 नगर परिषद् धरमपुरी 

जिला - धार. 


।। 


अध्यक्ष 


. शब्बीर पहलवान 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


पार्षद 


पार्षद 


पार्षद 


चार 


पार्षद 


पांच 


寻寻寻寻寻寻寻寻 


गबरू धनगर 

भारतीय जनता पार्टी 
तिलोक पिपले 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
हाजी मुस्तकीम ठेकेदार इंडियन नेशनल कांग्रेस 
बाबु खॉन पिता मजीद खॉन इंडियन नेशनल कांग्रेस 
अनिसा बी 

इंडियन नेशनल कांग्रेस 
करणसिंह वास्केल 

भारतीय जनता पार्टी 
केहकशा बी आशीक जमीदार इंडियन नेशनल कांग्रेस 
गुजनाज मंजो इमरान खान इंडियन नेशनल कांग्रेस 
अखिलेश जगताप ( बंटी ) भारतीय जनता पार्टी 


पार्षद 


पार्षद 


सात 


पार्षद 


आठ 


पार्षद 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2018 


102 ( 3) 


women 


mamme 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


पार्षद 


10 


दस 


नौशाद बादशाह 
बसंती विक्रम वर्मा 


निर्दलीय 
इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 


ग्यारह 


पार्षद 


बारह 


मनीषा संजय सोनी 


इंडियन नेशनल कांग्रेस 


पार्षद 
पार्षद 
पार्षद 


तेरह 
चौदह 
पंद्रह । 


विष्णुबाई गिरधारी सेन इंडियन नेशनल कांग्रेस 
· संगीता सुरेन्द्र 

भारतीय जनता पार्टी 
हेमलता दिनेश वर्मा ( फुला) भारतीय जनता पार्टी 


14 
15 


. 


:.: 


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार , 

हस्ता./ 
( सुनीता त्रिपाठी ) 

सचिव , 
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018. 


